रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


YESH 


mino 


SSON 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 9 , 2018 / फाल्गुन 18 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018 /PHALGUNA 18, 1939 


सं . 950 ] 
No. 950] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018 


का . आ . 1068( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2763 ( अ ), तारीख 24 अगस्त, 2017 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , 
खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के 619.800 
कि . मी . से 619. 300 कि . मी . और 618. 800 कि . मी . से 611.000 कि . मी . (वर्धा- यवतमाल - वारंगाफाटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के 
निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 10.10.2017 को " दैनिक 
सकाल " और " टाइम्स ऑफ इण्डिया दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


श सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जानेपर और चक्न अधिनियम की धारा ३ध की 


1390 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA:EXTRAORDINARY 


PART II=sec.36 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 361 के कि . मी . 619. 800 से कि . मी . 619.300 एवं कि . मी . 618. 800 से कि . मी . 611. 000 
(वर्धा - यवतमाल - वारंगा फाटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त 
विविरण ! 

| सर्वेक्षण / 
क्रम । जिले तालुका गाँव का । 

भूमि का । 

भूस्वामीयों / हितबध्द व्यक्तियों 
गट 

कुल क्षेत्र 
संख्या | का नाम का नाम नाम 

संख्या प्रकार प्रकृती 

का नाम 
( हे . में ) 


भूमि की 


भूमी का 


____ 7 


9 


2 3 

4 
हिंगोली कलमनुरी (1) कुर्तादी | 


5 
146 पै 


निजी 
निजी 


146 पै 


141 


निजी 


पांदन 


सरकारी 


कृषि 0 . 0580 | शंतनु आबासाहेब कदम 
कृषि 0. 0277 | प्रभाकर धोडोपंत पाठक 
कृषि 0 . 0059 | शंकर नारायण भालेराव 
गैरकृषि । 0. 0200 | पांदन रस्ता 

0. 1750 | शंकर संभाजी वाघमारे 
गैरकृषि 0 .2100 सरकारी परमपोक गायरान 
गैरकृषि 0 .1200 | सरकारी परमपोक गायरान 


145 


निजी 


कृषि 


100 पै 


सरकारी 


100 पै । 


सरकारी 


पांदन 


सरकारी 


| 


गैरकृषि - 0 .0100 | पांदन रस्ता 

| 0.1250 देवराव येसाजी नरवाडे 


102 पै 


निजी 


102 पै 


निजी 


कृषि 


0. 0150 | सुरेद्रप्रसाद हनुमानप्रसाद 


जैस्वाल 


92 पै 


निजी 


कृषि 


0 . 1630 वंदनाबाई रमेशराव देशमुख 


92 पै 


निजी 


0. 0330 | दत्ता मोहनराव हातागले 
0 . 1100 | लताबाई प्रकाश नरवाडे 


92 पै 


निजी 


कृषि 


93 


निजी 


विठठल प्रकाशराव जाधव 
0. 1560 | अ. पा . क. प्रकाशराव रामराव जाधव 


94 पै 


निजी 


0 . 0800 | प्रकाश रामराव जाधव 


कृषि 
कृषि 


94 पै 


निजी 


0 . 2220 विजय मुकिंदराव जाधव 


94 पै 


निजी 


कृषि 


महमद अब्दुल हासीब महमद अब्दुल 
| 0 . 0820 

खुदुस 
0 . 2448 | सरकारी परमपोक गायरान 


81 


सरकारी । 


गैरकृषि 


उपकुल 


1 . 8374 


( 2 ) फुटाणा | 55/ 4 पै 


निजी 


___ कृषि 

कृषि 


55/ 4 पै 


निजी 


55 / 4 पै 


निजी 
निजी 


57 पै 


कृषि 


57 पै 


निजी 


कृषि 


0 . 0025 | गजानन रामराव कदम 
0 . 3800 | बाबुराव दिगांबर कदम 
0 . 1275 | गजानन रामराव कदम 
0 . 0750 | नागोराव माणिकराव कणके 

खंडु मारोती कणके 
नागोराव माणिकराव कणके 

विजयकुमार नामदेव खिल्लारे 
0 . 5920 
। 2. 4294 
[ फा . सं. भाराराप्रा / एलए / एनएच - 361 / 2018 ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


उपकुल 


कुल 


[ 4711 II - QUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th March , 2018 


S . O . 1068 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S . O . 2763( E ), dated the 24 August, 2017 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3, Sub - section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four - laning, etc ), maintenance , management and 
operation of National Highway No . 361 on the stretch of land from Km . 619 .800 to Km . 619 . 300 and Km . 618 .800 to 
Km .611.000 (Wardha - Yavatmal-Waranga Phata Section ) in the District of Hingoli in the State of Maharashtra ; 

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Dainik Sakal" and " Times of India " 
both dated 10 . 10 .2017 , under Sub - section ( 3) of Section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority; 

And whereas, in pursuance of Sub -section (1 ) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by Sub -section ( 1) of Section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of Sub -section ( 2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired , with or without structures, falling within the stretch of land from 
Km . 619 .800 to Km . 619 .300 and Km . 618 .800 to Km . 611 .000 (Wardha- Yavatmal-Waranga Phata Section ) of 

National Highway No. 361 in the State of Maharashta . 


Name 
of the 


Name of 
the Taluka 


Name of 

the 
Village 


Block / 
Survey 
No. 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area 

in 
Hectre 


Name Of The Land 
Owner /Interested Person 


District 


2 


4 


/ 


5 


6 


8 


Hingoli Kalmanuri 


( 1 ) 
Kurtadi 


146 P 


Private 


Agricultural 0 .0580 


Shantanu Aabasaheb 

Kadam 


146 P 


Private 


Agricultural | 0 .0277 


Prabhakar Dhondopant 

Pathak 


141 


Private 


Agricultural 0 .0059 


Shankar Narayan Bhalerao 


Non 


Road 


Government 


0 .0200 


Road 


Agricultural 


145 


Private 


Agricultural 


0. 1750 


Shankar Sambhaji 

Waghmare 
Government Parampok 

Gairan 


100 P . Government 


0.2100 


100 P 


Government 


0 . 1200 


Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 
Agricultural 


Government Parampok 

Gairan 


Road 


Government 


0 .0100 


Road 


102 P 


Private 


0 . 1250 


102 P 


Private 


Agricultural 


0 .0150 


Devrao Yesaji Narwade 

Surendraprasad 
Hanumanprasad Jaiswal 
Vandanabai Rameshrao 

Deshmukh 


92 P 


Private 


Agricultural 


0 .1630 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


92 P 


Private 


Agricultural 0.0330 
Agricultural | 0 .1100 


92 P 


Private 


Private 


Agricultural 0 .1360 


Datta Mohanrao Hatagale 
Latabai Prakash Narwade 
Vitthal Prakashrao Jadhav 
Apak Prakashrao Ramrao 

Jadhav 
Prakash Ramrao Jadhav 
Vijay Mukindrao Jadhav 


94PL Private 


Agricultural 0.0800 
Agricultural 0 .2220 


94 P 


Private 


94 P 


Private 


Agricultural 


0.0820 


Mahamad Abdul Hasib 
Mahamad Abdul Khudus 


81 


Government 


Non 
Agricultural 


0 . 2448 


Government Parampok 

Gairan 


Sub Total 


1.8374 


55 /4 PL Private 


(2 ) 
Phutana 


Agricultural | 0.0025 


Gajanan Ramrao Kadam 


55 /4 P 


Private 


Agricultural 0 . 3800 


Baburao Digamber Kadam 


55 / 4 P 


Private 


Agricultural 


0 . 1275 


Gajanan Ramrao Kadam 


57 P 


Private 


Agricultural 0 .0750 


Nagorao Manikrao Kanke 


57 P 


Private 


Agricultural 


0.0070 


Khandu Maroti Kanke 
Nagorao Manikrao Kanke 
Vijaykumar Namdev 

Khillare 


Sub Total | 0 .5920 


Grand 
Total 


2 .4294 


[ F. No. NHAI/ LA / NH- 361/ 2018] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018. 03 . 14 
15 :09: 15 + 05 30 


